निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 584 ) 


10 कार्तिक 1934 ( ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 1 नवम्बर 2012 
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 

( मत्स्य ) 


अधिसूचना 

12 अक्तूबर 2012 
सं0 म0 / विश्व बैंक परि0 - 01 / 2010 / 1512 — श्री योगेन्द्र कुमार मधुप, संयुक्त मत्स्य निदेशक प्रशिक्षण एवं 
प्रसार, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम, मीठापुर पटना का 
कार्य करने हेतु अधिसूचित किया जाता है । यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

(ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 584 -571 + 200 -डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic. in 


